HOM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 718 राँची, गुरुवार , 


12 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


, 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
1 मार्च, 2019 


पत्रांक- 11/रिम्स ( स्था ० )-01-11/ 2013-66 ( 11)-स्वा०- 


सेवा में , 


राँची। 


महालेखाकार ( ले ० एवं हक ०), 
झारखण्ड, 

राँची, दिनांकः- 01.03.2019 
विषयः राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान , राँची के दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा 

शिक्षा सेवा के सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन करने के संबंध में । 


आदेश- स्वीकृत । 


महाशय , 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय एवं 
अस्पताल को नव गठित झारखण्ड राज्य के गठन के उपरान्त विभागीय अधिसूचना सं ० 518 (1 ) 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 सितम्बर, 2019 
दिनांक 12.08.2002 द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान , राँची के रूप में परिणत करते हुए दूरगामी 
दृष्टिकोण के आधार पर स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में मान्यता दी गयी है । वर्तमान संस्थान के 
अधीन कुल 1500 शय्या का अस्पताल संचालित है । यह पूर्वोत्तर राज्यों में एक मात्र ऐसा संस्थान है 
जहाँ इतना बड़ा अस्पताल आमजन की सेवा में कार्यशील है । 

2. रिम्स अधिनियम , 2002 के धारा -6 ( VI) के तहत रिम्स में एक दन्त चिकित्सा 
महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है । उक्त प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा 100 सीटों 
वाला एक दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान , राँची में करने के 
उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं०- 88 (11 ) दिनांक- 11.05.2015 द्वारा विभिन्न स्तर के शैक्षणिक 
एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है । 

3. विभागीय संकल्प सं०- 176 (11) दिनांक- 08.09.2014 द्वारा राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान 
विनियम , 2014 का गठन किया गया , जिसमें सभी शैक्षणिक संवर्ग के पदों का वेतनमान एम्स , नई 
दिल्ली के अनुरुप निर्धारित है । रिम्स , राँची में दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 50 सीटों पर नामांकन 
हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है । परन्तु दन्त चिकित्सा महाविद्यालय हेतु पद 
सृजन का प्रस्ताव रिम्स विनियम के निर्माण से पूर्व भेजा गया था , जो वित्त विभागीय संकल्प सं0 
660 /वि ० दिनांक -28.02.2009 के अनुरुप था । परन्तु रिम्स विनियम , 2014 गठित होने के उपरांत 
वित्त विभाग द्वारा सहमति दी गई । इसलिए सभी पदों के वेतनमान रिम्स विनियम , 2014 के 
वेतनमान से भिन्न है । 

4. रिम्स विनियम , 2014 के नियम-13 के तहत संस्थान के सभी पदों के वेतन एवं भत्तों का 
निर्धारण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( AIIMS ), नई दिल्ली के आधार पर किया जाएगा। अतः 
रिम्स विनियम , 2014 के अनुरुप रिम्स के शैक्षणिक संवर्ग के लिए देय वेतनमान दन्त चिकित्सा 
महाविद्यालय के शैक्षणिक संवर्ग के लिए सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में निम्नवत संशोधन 
किया जाता है: 

विभागीय संकल्प सं०- 88 ( 11 ) दिनांक- 11.05.2015 द्वारा स्वीकृत पद 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


वेतनमान 


पदों की सं ० 


1 


प्राचार्य 


37400 - 67000 ग्रेड पे०- 8700 


01 


2 


प्राध्यापक 


37400 - 67000 ग्रेड पे०- 8700 


06 


3 


रीडर 


15600 - 39100 ग्रेड पे०- 7600 


13 


4 


लेक्चरर 


15600 - 39100 ग्रेड पे०- 6600 


10 


5 


ट्युटर 


15600 - 39100 ग्रेड पे०- 5400 


30 


कुल 


60 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 12 सितम्बर , 2019 


3 


संशोधित पदनाम एवं वेतनमान : 


शैक्षणिक संवर्ग के लिए रिम्स विनियम , 2014 में स्वीकृत वेतनमान के अनुरुप पद 


क्र ० सं ० 


पदनाम 


वेतनमान 


पदों की सं ० 


प्राचार्य 


75500 - 80000 + एन ० पी ० ए ० 


01 


2 


प्राध्यापक 


37400 - 67000 ग्रेड पे०- 10500 + एन ० पी ० ए ० 


06 


3 


सह - प्राध्यापक 


37400 - 67000 ग्रेड पे०- 9000 + एन ० पी ० ए ० 


13 


4 


सहायक प्राध्यापक 


15600 - 39100 ग्रेड पे०- 8000 + एन ० पी ० ए ० 


10 


5 


ट्युटर 


15600 - 39100 ग्रेड पे०- 6600+ एन ० पी ० ए ० 


30 


कुल 


60 


अतः पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं०-88 ( 11) दिनांक- 11.05.2015 को विलोपित किया 
जाता है । 

5. नए वेतनमान के अनुसार उक्त पदों के लिये कुल रु 9,65,02,044/- ( नौ करोड़ पैंसठ लाख 
दो हजार चौवालीस रुपये) मात्र का अनुमानित वार्षिक व्यय भार है, जिसकी निकासी गैर योजना बजट 
शीर्ष 2210- चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य- 05 -चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान -105 
एलोपैथिक -06- राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान सहायक अनुदान मद से किया जायेगा । 

6. विभागीय संलेख ज्ञापांक- 48 ( 11 ) दिनांक- 04.02.2019 में निहित उक्त प्रस्ताव पर 
दिनांक- 14.02.2019 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०- 06 के रुप में स्वीकृति प्राप्त है । 

7. यह दिनांक- 01.04.2019 के प्रभाव से प्रवृत समझा जाएगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


डा . नितीन कुलकर्णी, 
सरकार के सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 718 -- 50 


